निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HE 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 31 


12 श्रावण 1933 ( श ० ) 
पटना, बुधवार, 

3 अगस्त 2011 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-4 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी o , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी ० एस ० ई ० , डीप O-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा -फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


5-6 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2011 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 जुलाई, 2011 
सं 0 9 / पद -05-03 / 2010- सा 0प्र0-8276 — श्री विजय कुमार वर्मा, प्रधान आप्त सचिव, निगरानी विभाग को स्थानांतरित करते 

हुए प्रमण्डलीय 

आयुक्त 
कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 
2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 
अजय कुमार चौधरी , संयुक्त सचिव । 


28 जून 2011 
सं 0 9/ पद0-05-01 / 2011 सा0-7346 — सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित आप्त 
सचिवों को उनके वर्तमान पदस्थापन विभाग से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ -4 में अंकित विभाग में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 

पूर्व के पदस्थापन का विभाग 

संशोधित पदस्थापन का विभाग 


क्र 0 


नाम 


2 


3 


4 


1 
1 

2 


श्री चन्द्र किशोर प्रसाद 
श्री मो ० परवेज 


योजना एवं विकास विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में 


आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल , छपरा 
स्वास्थ्य विभाग 


2 


2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अजय कुमार चौधरी, संयुक्त 


सचिव । 


28 जून 2011 
सं 0 9/ पद0-05-01/ 2011 - सा0-7347 — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 3249, दिनांक 23 मार्च 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए 
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित आप्त सचिवों का स्थानांतरण / पदस्थापन निम्न प्रकार से किया 


जाता है : 


: 


क्र ० 


नाम 


पूर्व के पदस्थापन का विभाग 


संशोधित पदस्थापन का विभाग 


2 


3 


4 


1 

1 


श्री रघुनाथ प्रसाद 

सहकारिता विभाग 
श्री मदन मोहन प्रसाद 

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदे० 
2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 


स्वास्थ्य विभाग 
मुख्यमंत्री सचिवालय 


2 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अजय कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


30 जून 2011 
सं 0 9 / पद- 05-01 / 2011सा0-7452 — श्री सरयुग प्रसाद , आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर ग्रामीण कार्य विभाग, 
बिहार, पटना में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह पदस्थापन ग्रामीण कार्य विभाग में आप्त सचिव के पद रिक्त नहीं रहने के कारण उक्त विभाग में निजी सहायक एवं आशुलिपिक के 12 पद रिक्त 
रहने के विरूद्ध किया गया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कामेश्वर प्रसाद सिंह, अवर सचिव । 


02-08-2011 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2011 


3 


8 जुलाई 2011 
सं 0 9/ पद - 05-01 / 2011 सा0-7801— श्री राम विजय शर्मा, प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को स्थानांतरित करते हुए सामान्य प्रशासन 
विभाग (विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय), बिहार, पटना में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 
2. यह तात्कालिक प्रभाव से 

लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से. 
कामेश्वर प्रसाद सिंह, अवर सचिव । 


21 जून 2011 
सं 0 9/ प्रो0-2-02 /2010 सा0प्र0-6940 — सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित निजी 
सहायकों को आप्त सचिव के पद पर बैण्ड वेतन रू 0 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800 / -में नियमित प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने अंकित विभाग (स्तम्भ-4) 
में आप्त सचिव के रिक्त पद पर, अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 


क्रम ० 


निजी सहायक का नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापित विभाग का नाम 


सं० 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री रामाशीष प्रसाद 


75 


पथ निर्माण विभाग 


आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना 


श्री नरेश कुमार राय 


79 


जल संसाधन विभाग 


भवन निर्माण विभाग 


N 


3 


श्री गजेन्द्र महतो 


80 


पथ निर्माण विभाग 


निगरानी विभाग 


4 


श्री अजय कुमार 


81 


आयुक्त कार्यालय , मगध प्रमण्डल, गया 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


5 


श्री प्रभात कुमार 


सिन्हा 


86 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


परिवहन विभाग 


co 


श्री सत्येन्द्र प्रसाद 


87 


पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 


उद्योग विभाग 


7 


श्री व्यास तिवारी 


90 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


कृषि विभाग 


8 


श्री प्रकाश नारायण जमुआर 


93 


श्रम संसाधन विभाग 


राजस्व पर्षद 


9 


श्री ललित मोहन प्रसाद 


95 


वित्त विभाग 


श्रम संसाधन विभाग 


10 


श्री योगेन्द्र 

कुमार 


96 


बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


11 


श्री इन्द्र नारायण लाल 


97 


जल संसाधन विभाग 


जल संसाधन विभाग 


12 


श्री राधेश्याम मिश्र 


98 


पर्यटन विभाग 


सामान्य प्रशासन विभाग 


2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ आप्त सचिव के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से. 
कामेश्वर प्रसाद सिंह, अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2011 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


अधिसूचना 

25 जुलाई 2011 
सं ० नि ० वि ० स्था०-4411 / 88-4353 — श्री वीरेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली (वर्त्तमान में पटना 
सिटी, पटना) जिनकी सेवाएँ उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 11123, दिनांक 4 अगस्त 2010 के आलोक में सामान्य प्रशासन 
विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4283, दिनांक 20 अप्रील 2011 द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
नियुक्ति / पदस्थापन के लिए सौंपी गयी है, को निगरानी विभाग , बिहार , पटना में संयुक्त सचिव (विधि ) के पद पर उनके 
पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों के लिये पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

मो ० खबीर, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


02-08-2011 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2011 


5 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल 


आदेश , 


और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


परिवहन विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 जुलाई 2011 
सं ० 2 / सी 0 एम0 टी0-46 / 2011-3017 — पुलिस अधीक्षक , समस्तीपुर द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत यातायात समस्या 
से निपटने हेतु पुलिस पदाधिकारियों को शमन की शक्ति प्रदत्त करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा -200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 
अगले छः माह के लिए निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -177 , 178 , 179 , 
180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 186 , 188 , 189 एवं 190 , 192 , 196 , 198 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के 
शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी । 
क्र ० सं ० 

पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम 


1 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , सदर 


2 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , दलसिहंसराय 


3 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , पटोरी 


4 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , रोसड़ा 


5 


पुलिस उपाधीक्षक , ( मुख्यालय) , समस्तीपुर 


6 


पुलिस निरीक्षक , नगर 


7 


पुलिस निरीक्षक , सदर 


8 


पुलिस निरीक्षक , मुफ्फसिल 


9 


पुलिस निरीक्षक , रोसड़ा 


10 


पुलिस निरीक्षक , दलसिंहसराय 


2. पुलिस अधीक्षक , समस्तीपुर उपरोक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गई शमन की राशि के संबंध में 
पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध कराएगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट, सचिव । 


। 


6 


बिहार गजट , 3 अगस्त 2011 


19 जुलाई 2011 
सं ० 2/ सी 0एम0टी0-46/ 2011-3015 — जिला पदाधिकारी , कैमूर , ( भभुआ ) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 ( जी.टी. 
रोड ) पर यातायात की समस्या के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ को शमन की शक्ति प्रदत्त करने संबंधी 
प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ को मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा -177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 186 , 188 , 189 एवं 190 , 192 , 196 , 
198 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम -1994 की 
धारा -22 (1) के तहत सर्च और सीजर के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि 
से कम नहीं होगी । 

2. प्राधिकृत अनुमंडल पदाधिकारी शमन के रूप में वसूल की गयी राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रति माह 
परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट , सचिव । 


19 जुलाई 2011 
सं ० 2 / सी 0 एम 0 टी0-46 / 2011-3016 — पुलिस उप - महानिरीक्षक , तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के 
शहरी क्षेत्र में यातायात समस्या से निपटने हेतु पुलिस पदाधिकारियों को शमन की शक्ति प्रदत्त करने संबंधी प्राप्त 
प्रस्ताव के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिए निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों को मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा-177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183, 184, 186 , 188 , 189 एवं 190 , 192 , 196 , 
198 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में 
विहित राशि से कम नहीं होगी । 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम 


1 


2 


श्री विकास वर्मन , सहायक पुलिस अधीक्षक , मुजफ्फरपुर 
श्री राजेश कुमार, प्रशिक्षु पुलिस उपधीक्षक , मुजफ्फरपुर 
श्री विनोद कुमार मिश्रा , सार्जेन्ट मेजर , मुजफ्फरपुर 


3 


2. वरीय पुलिस अधीक्षक , मुजफ्फरपुर उपरोक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गई शमन की राशि के 
संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध कराएगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट, सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

20-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


02-08-2011 


